. . . - .. .- - - .. - --- . - " . 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO. D.L.- 33004/ 99 


MER 


सत्यमय मयने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


" 


--: 


XTRAORDINARMER 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 19 , 2012 / ज्येष्ठ 29 , 1934 
NEW DELHI, TUESDAY , JUNE 19 , 2012/ JYAISTHA 29 , 1934 


- 


सं. 285 ] 
No. 285 ] 


संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( डाक विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 जून , 2012 
सा . का .नि . 462( अ ). -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 
के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय डाक सेवा 
( समूह क ) नियमावली , 1987 को और आगे संशोधित करने के 
लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , नामतः: 

1 . (i ) ये नियम भारतीय डाक सेवा ( समूह क ) 
संशोधन नियमावली, 2012 कहे जाएंगे । 

( ii ) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख 
से लागू होंगे । 
... 2. भारतीय डाक सेवा ( समूह क ) नियमावली , 1987 के । 
नियम 20 में , 
( क ) उप -नियम ( 1 ) में " चयन " शब्द के बाद " योग्यता के 

आधार पर " शब्दों को हटा दिया जाएगा; 
( ख ) उप -नियम ( 2 ) में " ग्रेड " शब्द के बाद " अयोग्य को 

अस्वीकृत करने के अधीन वरीष्ठता के क्रम में " शब्दों 
के स्थान पर " चयन द्वारा " शब्द प्रतिस्थापित किए 

जाएंगे । 
( ग ) उप -नियम ( 3 ) में " चयन " शब्द के पश्चात् " योग्यता 

के आधार पर " शब्द हटा दिए जाएंगे । 
( घ ) उप -नियम ( 4 ) में " पदोन्नति " शब्द के पश्चात् “ चयन 

द्वारा " शब्द जोड़े जाएंगे तथा " भर्ती किए गए " शब्दों 
के पश्चात् “ तथा सरकार द्वारा समय - समय पर 

निर्धारित मानकों के अनुसार उपयुक्तता के आधार पर 
2201 Gi/2012 


चयन किया जाएगा " शब्दों को हटा दिया जाएगा । 
( ड. ) उप - नियम (5 ) " चयन " शब्द के पहले शब्दों " गुणागुण 

के आधार पर " को हटा दिया जाएगा । 
( च ) उप - नियम ( 6 ) " चयन " शब्द के पहले शब्दों " गुणागुण 

के आधार पर " को हटा दिया जाएगा । 

उप -नियम ( 6क ) " चयन " शब्द के पहले शब्दों "योग्यता 
___ के अनुसार " को हटा दिया जाएगा । 
( ज ) उप -नियम ( 7 ) " चयन " शब्द के पहले शब्दों " योग्यता 
के अनुसार " को हटा दिया जाएगा । 

[ फा . सं. 4 -7/2012- एसपीजी 
- सलीम हक , उप - महानिदेशक ( कार्मिक ) 
टिप्पणी. - मूल नियमावली अधिसूचना सं. सा. का .नि . 437, दिनांक 
6 जून , 1987 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा 
तत्पश्चात् इसमें सा. का .नि . 496 , दिनांक 1 अक्तूबर , 1994 , 
सा. का .नि . 29, दिनांक 20 जनवरी , 1996 , सा . का. नि . 185 , दिनांक 
18 मार्च, 1997 , सा. का . नि . 428 ( अ ), दिनांक 11 जून , 1999 तथा 
सा. का. नि. 761 ( अ ), दिनांक 8 नवम्बर , 1999 और अन्ततः भारत के 
राजपत्र , भाग 11, खण्ड 3 , उप - खण्ड ( i ) में प्रकाशित अधिसूचना 
सं. सा. का.नि . 944 ( अ ), दिनांक 27 दिसम्बर , 2000 के तहत इसमें 
संशोधन किए गए थे । 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND 
INFORMATION TECHNOLOGY 

Qepartmentof Pests ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th June, 2012 
__ GS. R. 462 ( E), — Inexercise of the powers conferred 
by the proviso to Article 309 of the Constitution, the 


- . - . 


. 


. 


. 


....-- 


----- 


THEGAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II - Sec . 30 ) 
President herebymakes the following niles further to amend 

word " recruited” shall be omitted; 
the Indian Postal Service (Group A ) Rules, 1987, mamely : 

in sub -rule (5 ) after the word " selection " the 
1. (i) These rules may be called the mdian Hostal 

words " on merit " shall be omitted ; 
Service (Group A )Amendimeni Ruies , ÄUIZ . 

in sub - rule (6 ) after the word " selection ” the 
. ( ii ) They shall come into force on the date of their 

words " on merit " shall be omitted ; 
publication in the Official Gazette. 

(g ) in sub - rule (6A ) after the word " selection " the 
2. In rule 20 of the Indian PostalService (Group " A ") 

words " on merit" shall be omitted; 
Rules, 1987, 

(b ) in sub - rule (7) after the word " selection " the 
(a) in sub -rule (1) after the word " selection the 

words " on merit " shall be omitted . 
words " on merit" shall be onnitted , 

[F. No.4-7 /2012-SPG ] 
(b ) in sub- rule (2) after theword grade" the words 

SALIM HAQUE, Dy.DirectorGeneral (Personnel) 
" in order of seniority subject to the rejection 
of the unfit" shall be substituted by " by 

Note . -- The principal rules were published in the Gazette 

of India vide notification number G .S . R . 437 , dated 
selection " . 

6th June , 1987 and subsequently amended vide number 
(c ) in sub -rule (3 ) after the word " selection " the 

GS.R . 496 , dated 1st October , 1994 , quruber GS.R . 29, dated 
words on merit " shall be omitted ; 

20th January , 1996 , number G . S . R 185 , dated - 
(d ) in sub - ruie (4 ) after ihe word promotion " the 18th March , 1997 , number G .S . R . 428 (E ), dated 

words " by selection " shall be inserted and the 11th June , 1999 and number G . S . R . 761( E ), dated 8th 
words " and the selection shall be made on the November, 1999 , and lastly amended vide notification 
basis ofsuitability as per normsprescribed by numberGS.R . 944 ( E ), dated 27th December , 2000 published 
the Government from time to time" after the . . in theGazette of India in Part II , Section 3 , Sub -section (i). 


CD 


Printed by the Manager, Govermentinif India Press , Ring Road Mayapuri , New Delhi- ! ! 0064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054 . 


Printed by the Management 


and 


may 


kiew Delhi-110054 


